शासन 


छत्तीसग 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09 / 2013-2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 -22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमाक 5161 


रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अगस्त 2019 - श्रावण 30, शक 1941 


- 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 21 अगस्त 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 5 - 6 / 2015 / 18. - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 (क्र . 37 सन् 1961 ) की धारा 
355 सहपठित धारा 338 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका 
लेखा नियम, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: 

संशोधन 
उक्त नियमों में , 
1. नियम 81 में, उप -नियम (1) तथा (2) के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात् : 
"(1) भुगतान के लिये प्रत्येक देयक या अन्य दावा सर्वप्रथम लेखापाल के समक्ष प्रस्तुत होगा, जो 

अंकगणितीय परिशुद्धता, किये गये दावे का औचित्य और स्वीकृति, आदेश पुस्तिका, माप 
पुस्तक तथा अन्य दस्तावेजों की ग्राह्यता की जांच एवं परीक्षण करेगा एवं यदि वह सत्य 

और व्यवस्थित पाया जाता है तो वह उस पर आद्याक्षर करेगा और उसे आदेशार्थ मुख्य 
नगरपालिका अधिकारी को प्रेषित करेगा । मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अपनी राय के साथ , 
उस दस्तावेज को सक्षम प्राधिकारी के पास भुगतान आदेश के लिए प्रस्तुत करेगा । इन 
नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, भुगतान आदेश निम्नानुसार होगा: 
केवल रू. .... (रूपये .... ......) का भुगतान कीजिए । 
राशि शब्दों में और अंकों में लिखी जायेगी और भुगतान आदेश पर सक्षम प्राधिकारी के 
हस्ताक्षर होंगे : 

परंतु यह कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत 
रूप से उत्तरदायी होगा कि प्रमाणक पूर्ण हैं और भुगतान के संबंध में पर्याप्त जानकारी 
उपलब्ध है और यह कि आदाता ने पारित राशि वास्तव में प्राप्त की है । 
निम्नलिखित प्राधिकारी, प्रत्येक देयक तथा प्रमाणक पर भुगतान आदेश जारी करने हेतु 
सक्षम होंगे: - 
( एक ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद की स्थिति में रूपये पचास हजार 

तक ; तथा नगर पंचायत की स्थिति में रूपये पच्चीस हजार तक । 

( दो ) अध्यक्ष, ऐसे समस्त मामले, जो ऊपर - पैरा ( एक ) में न आते हों ।" 
2. नियम 90 में , उप -नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् : 

1031 


1032 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2019 


- 


धनादेश ( चेक ), लेखापाल द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित 
होंगे 
( एक ) नगरपालिका परिषद की दशा में पचास हजार रूपये एवं उससे कम तथा नगर 

पंचायत की दशा में पच्चीस हजार रूपये या उससे कम राशि के धनादेश ( चेक ) पर 
मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे ; 
नगरपालिका परिषद की दशा में पचास हजार रूपये तथा नगर पंचायत की दशा में 
पच्चीस हजार रूपये से अधिक की राशि के धनादेश ( चेक ) पर मुख्य नगरपालिका 
अधिकारी और परिषद के अध्यक्ष दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे और अध्यक्ष की 
अनुपस्थिति में , उपाध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में , परिषद का कोई पार्षद, 
जो इस प्रयोजन हेतु परिषद द्वारा सम्यक रूप से अधिकृत हो , धनादेश ( चेक ) पर 
हस्ताक्षर करेगा । परिषद द्वारा इस संबंध में सम्यक रुप से पारित संकल्प की प्रति 
एवं पार्षद के नमूने हस्ताक्षर, बैंक को सूचनार्थ, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा 
भेजा जायेगा । " 


( दो ) 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. एक्का , उप – सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 21 अगस्त 2019 


क्रमांक एफ 5 - 6 / 2015 / 18. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग 
की अधिसूचना क्रमांक एफ 5 - 6 / 2015 / 18 दिनांक 21 - 08 - 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर.एक्का, उप - सचिव. 


Atal Nagar, the 21st August 2019 


NOTIFICATION 


No. F 5 - 6 / 2015 / 18 . — In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 338 
of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the 
following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Accounts Rules, 1971, namely: 


AMENDMENT 


In the said rules, 


In rule 81 , for sub -rule (1 ) and ( 2 ), the following shall be substituted , namely : 
“(1) Every bill or other claim for payment shall, in the first instance , be presented to the 

Accountant who shall check and examine the arithmetical correctness, fairness and approval 
of the claim being made, and the acceptability of the order book , the measurement book and 
other documents, and if found to be correct and in order, he shall put his initials thereon and 
put it up for order before the Chief Municipal Officer . The Chief Municipal Officer shall 
submit the documents, with his opinion , to the competent authority for payment order. 
Unless otherwise provided in these rules, the payment order shall be as follows: 
Pay Rs..... ( Rupees ...... only) 

The amount shall be mentioned in figures as also in words and the payment order must bear 
the signature of the competent authority : 

Provided that the Chief Municipal Officer shall be personally responsible to ensure 
that the authentication -certificate is complete and there exists enough information regarding 
the payment and that the claimant has indeed received the amount as passed . 


SMRTIE 275193 , ferich 21 for 


2019 


1032 ( 1 ) 


www. 


2 . 


(2 ) The following authorities shall be competent to issue payment order on every bill and 

authentication -certificate : 
(One ) Chief Municipal Officer, up to rupees fifty thousand in the case of Municipal 

Councils ; and up to rupees twenty - five thousand in the case of Nagar Panchayat. 

( Two) President, in all cases not falling under para (One ) above." 
In rule 90 , for sub- rule (2), the following shall be substituted , namely : 
“ (2) The cheques shall be prepared by the Accountant, and shall be signed by - 

(One ) the Chief Municipal Officer if the amount is rupees fifty thousand or below in the case 

of Municipal Council and rupees twenty - five thousand or below in the case of Nagar 

Panchayat; 
( Two) Jointly by the Chief Municipal Officer and the President of the council if the amount 

exceeds rupees fifty thousand in the case of Municipal Council and rupees twenty 
five thousand in the case of Nagar Panchayat, in the absence of the President, the 
Vice President or in the absence of Vice President, any Councillor of the Council 
who are duly authorized by the Council for this purpose may sign the cheque . Copy 
of the resolution of the Council passed in this regard and the specimen signature of 
the Councillor shall be sent for record to the Bank by the ChiefMunicipal Officer.” 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

R . EKKA, Deputy Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


